निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 12 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 21 ) 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2008 
सं ० - प्र -3 / स्था ० – ब्रेडा-01 / 97 (पार्ट )-20-5259 – श्री जे ० के ० सिन्हा , निदेशक, ब्रेडा, पटना छत्तीसगढ़ 
विधान सभा चुनाव -2008 के अन्तर्गत प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं तथा उक्त कार्य हेतु वे दिनांक -06.11.2008 को 
प्रस्थान कर चुके है । श्री सिन्हा के मुख्यालय लौटने तक श्री श्यामा नन्द शर्मा, अपर सचिव , ऊर्जा विभाग, बिहार, 
पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, ब्रेडा, पटना के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 21-571 + 00 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


